रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 6 , 2018 / भाद्र 15 , 1940 
NEW DELHI, 
NEW DELHI , THURSDAY , SEPTEMBER 6, 2018/ BHADRA 15, 1940 


सं . 3539 ] 
No . 3539] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 सितम्बर , 2018 
का . आ . 4353( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3287 ( अ) तारीख 04 जुलाई 2018 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में नव प्रस्तावित के कि . मी . 
0 से कि . मी . 242. 9 ( द्रारका - खम्भालीआ - देवरिया सड़क सेक्शन ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का 
बनाने , आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21.07.2018 " को 
"दिव्य भास्कर " और "ध इंडियन एक्सप्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिर्पोट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


5261 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में नव प्रस्तावित के कि . मी . 0 से कि . मी . 242. 9 ( द्वारका - खम्भालीआ - देवरिया सड़क 

सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम: गुजरात 


जिले का नाम: देवभूमि द्वारका 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

(हेक्टर में ) 


6 


तालुक का नाम : खम्भालिया 


गांव का नाम : दत्राना 


163 


निजी 


खेती 


10. 2387 


संत्तोकबेन ओधवजी , वेलूबेन ओधवजी , 
नाथीबेन ओधवजी , जोसनाबेन ओधवजी 
|, कांतीलाल ओधवजी , ईशवरलाल 
ओधवजी , प्रवीलाल ओधवजी , बेनाबेन 
ओधवजी () 


निजी 


खेती 


0. 2279 


धरणात रामा () 


785 


निजी 


खेती 


0 . 1785 


अबोटी गोरीशन्कर रंछोड , अबोटी 
प्रकाश्भाई रंछोड () 


||+ 


159 


निजी 


खेती 


0. 1305 


भवान नाथा () 


0 


58 


निजी 


खेती 


0.1194 


वेलजीभाई नाथा () 


677 


निजी 


खेती 


खेती 


राम मूरू () 


0.2821 
| 0. 0135 


1651 


निजी 


खेती 


देवशी रायेदे गाघेर () 


- 


188 


|निजी 


खेती 


| 0. 0277 


गंगाराम नारण त्रिवेदी , रामजी नारण 
त्रिवेदी () 


. 


1487 


487 


निजी 


निजी 


खेती 


0.0175 


शीलाबेन हरशी बथीया () 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1438 


खेती 


00011 


जीवा अर्जन () 


10 438 
11 ||436 
12 435 


|| 436 


निजी 
निजी 
निजी 


खेती 
खेती 
खेती 


0.0011 
0.0402 । 
0.0031 


आहेर हमीर लखमन () 


सामत हेभा () 


13 _ 434 


निजी 


निजी 


खेती 


खेती 


0.0376 


0 .0376 


साजन खीमानंदभाई चावडा , देवशी 
खीमानंदभाई चावडा , आहेर अर्शी अर्जन 
आहेर मूरू अर्जन आहेर रामा अर्जन आहेर 
मेरामन अर्जन आहेर जीवा अर्जन आहेर 
धानीबेन अर्जन आहेर लखू अर्जन आहेर 
पालीबेन अर्जन () 


|| 496 


||निजी 


निजी 


खेती 


खेती 


0.1059 


0 . 1059 


सामत हेभा () 


15 || 499/p2 


निजी 


खेती 


10. 1861 


भरतभाई मुरुभाई गोरिया , भिशीभाई 
पीथाभाई चावडा () 


1414 


|| 414 


निजी 


खेती 


0.0208 


.0208 


आहेर अद्शी कर्शन () 


निजी 


खेती 


10 . 2414 


अरशी कर्शन सवधीबेन कर्शन हिराबेन 
कर्शन सामत हेभा हसमुख हेभा जेतीबेन 
हेभा मनीबेन हेभा जेशाबेन पर्बत चावडा 
मोतीबेन पर्बत चावडा राजशी पर्बत 
चावडा कारुभाई पर्बतभाई चावडा 
ढूलीबेन पर्बतभाई चावडा कानाभाई 
पर्बतभाई चावडा जगाभाई पर्बतभाई 
चावडा पुरीबेन पर्बतभाई चावडा () 


18500 


निजी 


खेती 


0. 0151 


अरशी कर्शन () 


501 


निजी 


खेती 


0.0015 


रामशीभाई अर्जनभाई गोरीया () 


20411 


||निजी 


खेती 


0.0236 


रबारी राजा रतना () 


|| 406 


निजी 


खेती 


0 .0596 


जेवीबेन मावा () 


|| 652 


सरकारी 


खराबा 


0.1364 


श्री सरकार () 
श्री सरकारी खराबा () 


23 | 491 


निजी 


खेती 


||0. 0316 


1433 


सरकारी 


खराबा 


श्री सरकारी खराबा () 


0.0311 
0.6589 


1118 


|| 118 


सरकारी 


सरकारी 


खराबा 


खराबा 


0 . 6589 


श्री सरकारी खराबा () 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii) ] 


1417 


सरकारी 


खराबा 


0.0149 


श्री सरकारी खराबा रोड मार्ग () 


27 


579 


सरकारी 


0 .02 


| श्री सरकारी खराबा रोड मार्ग () 


कल 


904 


2.8647 


[ 91. T. : NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka /3D1] 


राजेश गुप्ता , उप - सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th September, 2018 
S .O . 4353( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O . 3287 ( E ), dated 04 July 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , 
Sub -section ( ii ) issued under sub - section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/ four-laning , etc.), maintenance, management and operation of 
Newly Proposed on the stretch of land from Km 0 to Km 242 . 9 (Dwarka -Khambhaliya -Devariya Road Section ) in the 
district of DEVBHUMIDWARKA in the state ofGUJARAT 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Divya Bhasker” and “ Indian Express ” 
both dated 21.07 .2018 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the Newly Proposed in the stretch of 
land from Km 0 to Km 242 .9 (Dwarka - Khambhaliya -Devariya Road Section ) in the district of DEVBHUMIDWARKA 

in the state of GUJARAT 


State :GUJARAT 


District : DEVBHUMI DWARKA 
Type of Land Nature of Land Area in Hectre 


Sr. 
NO . 


Survey 
Number 


Name of the Land Owner/ Intrested 

Person 
Part Survey No: 


Taluk : Khambhalia 


Viilage: Datrana 


163 


Private 


Agriculture 


|| 0 .2387 


Santokben Odhavji, Veluben Odhavji, 
Nathiben Odhavji, Joshnaben Odhavji, 
Kantilal Odhavji , Ishwarlal Odhavji , 
PravinlalOdhavji, Benaben Odhavji 
Dharnant Rama 
Aboti Gaurishankar Ranchhod , Aboti 


Private 


0 . 2279 


73 
785 


Agriculture 
Agriculture 


3 


Private 


0 . 1785 


[ HTT II - 905 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


||59 


Private 


0 . 1305 


Agriculture 
Agriculture 


Private 


0 .1194 


677 


0 . 2821 


Private 
Private 


Agriculture 
Agriculture 


651 


0 .0135 


488 


Private 


Agriculture 


0.0277 


487 


Private 


0 .0175 


438 


0 .0011 


Private 
Private 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


Prakashbhai Ranchhod 
Bhavan Natha 
Veljibhai Natha 
Ram Muru 
Devshi Rayde Gadher 
Gangaram Naran Trivedi , Ramji Naran 
Trivedi 
Shilaben Harish Bathiya 
Jiva Arjan 
Aaher Hamir Lakhman 
Samat Hebha 
Sajan Khimanandbhai Chavda Devshi 
Khimanandbhai Chavda Aaher arshi 
Arjan Aaher Muru Arjan Aaher Rama 
Arjan Aaher Merman Arjan Aaher Jiva 
Arjan Aaher Dhaniben Arjan Aaher 
Lakhu Arjan Aaher Pabiben Arjan 
Samat Hebha 


0 . 0402 


11 
12 


436 
|| 435 


Private 


0 .0031 


Private 


Agriculture 


||0 .0376 


14 


|| 496 


Private 


Agriculture 


0 . 1059 


499/p2 


Private 


Private 


Agriculture 


0 . 1861 


BharatbhaiMurubhai Goriya, 
Bhishibhai pithabhai Chavda 


414 


Private 


Agriculture 


0 .0208 


|Aaher AdshiKarshan 
Arashi Karshan Savdhiben Karshan 
Hiraben Karshan Saamat Hebha 
Hashmukh Hembha Jetiben Hembha 
Maniben Hembha Jeshaaiben Parbat 
Chavda Motiben Parbatbhai chavada 
Rajshi Parbat chavada Karubhai 
Parbatbhai Chavda Dhuliben Parbatbhai 
Chavda Kanabhai Parbatbhai Chavda 
Jagabhai Parbatbhai Chavda Puriben 
Parbatbhai Chavda 


Private 


Agriculture 


||0 . 2414 


500 


Private 


Arashi Karshan 


10 .0151 
0 .0015 


Private 


| 19 
20 


||501 
||411 
406 


Private 


||Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
kharaba 


0 .0236 


Ramshi Bhai arjanbhai goriya 
Rabari raja ratna 
Jeviben mava 


Private 


0 . 0596 


652 


Government 


0 . 1364 


Government 


491 


Private 


0 .0316 


Government Kharaba 


Agriculture 
kharaba 


433 


Government 


0 .0311 


Government Kharaba 


118 


1417 


Government |kharaba 

0 .6589 

Government Kharaba 
Government |kharaba 

0 .0149 

Government Kharaba Road marg 
Government kharaba 

0 .02 

Government Kharaba Road marg 
TOTAL 

2 . 8647 
[F .No.: NHAI/ 11011 /Gujarat/Devbhumi Dwarka/ 3D1] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date: 2018 .09. 14 
KUMAR 10 :09:14 + 05 30 


